रजिस्ट्री संडीएल - 33004 / 97 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 97 


JAN 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3 Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- 


- 


सं.170 


सं० 1701 
No. 170 ] 


E 


नई दिल्ली , सोमवार, मार्च 17 , 1997 / फाल्गुन 26 , 1918 
NEW DELHI,MONDAY , MARCH 17 , 1997/PHALGUNA 26 , 1918 


wni दिल्ली,सोमवार,मार्च ,19,7/फाल्गुन ka News 


- 


- 


- 


%3 


1TT 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्वविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 
का . आ . 215( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कम्पनी को अनुमोदित करती 
है और नीचे दी गई सारणी के कालम( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजना अथवा स्कीम को उसकी अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी 
के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट अधिकतम लागत को भी विनिर्दिष्ट करती है जो कि धारा 35 क ग के तहत कटौती के लिए अनुज्ञात हो । 


सारणी 


क्रम सं. कम्पनी का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम और उसकी 
अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के तहत कटौती के 
रूप में अनुज्ञात की जाने वाली 
अधिकतम राशि 


55 लाख रुपए 


1. बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि . 

डाकखाना धलीगांव, जिला बोंगईगांव , 
असम - 783385 


बोंगईगांव, ककराझार, गोलपारा में कल्याण 
योजनाएं, जैसे स्कूलों का विकास, कालेजों 
का विकास , पेय जल, सामुदायिक स्वास्थ्य, 
प्रौढ़ शिक्षा आदि । 


सारणी में उल्लिखित परियोजना अथवा स्कीम , के संबंध में यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1998 - 99 की बाबत एक वर्ष की अवधि के लिए 
लागू रहेगी । 

[ सं . 10301 / फा . सं. रा. स. - 16 /97 ] 

वी , के . सहगल, उप सचिष 


676 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC , 3 (ii)] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th March , 1997 
S . O . 215 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government on the recommendations of the National Committec hereby approve the 
company specified in column (2 ) of the Table below and specifies the eligible project or scheme and the estimated cost thereof 
as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifies in the column (4 ) of the said Tablc , the maximum amount of such 
cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 


TABLE 


Serial Name of the company 

No. 


Project or Scheme and estimated cost 
thereof 


Maximun amount of cost 
to be allowed as deduction 
under section 35AC 


1. 


Rs. 55. 00 lakhs. 


Bongaigaon Refinery and Petro 
chemicals Limited, P. O . Dhaligaon , 
Distt . Bongaigaon, Assam- 783385 . 


Welfare Scheme like development of 
schools , colleges, drinking water, com 
munity health, adult education etc., at 
Bongaigaon , Kokrajhar, Goalpara and 
Dhubri Districts of Assam , 


2 . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessment year 1998 - 99 in respect of 
project or scheme mentioned in the Table. 


[ No. 10301/ F. No. NC -16/97 ] 

V. K , SEHGAL , Dy. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


का . आ . 216( अ ), केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
अन्तर्गत दिनांक 14 जुलाई, 1994 को का. आ . 521 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा क्र . सं. 8 पर सोसायटी आफ दी एजुकेशन आफ दी क्रिपल्ड 

विद्यालय भवन, मल्टीबाई स्ट्रीट, मुम्बई - 400001 के ( क ) अपंग अनाश्रित निर्वाह केन्द्र की शिक्षा के लिये 
सोसाईटी की फर्निशिंग और उसे चलाना; ( ख ) अपंग केन्द्र एनटाप हिल स्कूल की शिक्षा के लिये सोसाईटी की फर्निशिंग और उसे चलाना को पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है । 


और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11ड के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है । 

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदास शक्तियों का 
प्रयोग करते हए सोसायटी आफ दी एजकेशन आफ दी क्रिपल्ड ( शिश और व्यस्क ) अग्रीपाडा नगरपालिका विद्यालय भवन, मल्टीबाई स्ट्रीट, 
मुम्बई - 400001 के ( क ) अपंग अनाश्रित निर्वाह केन्द्र की शिक्षा के लिये सोसाईटी की फर्निशिंग और उसे चलाना; ( ख ) अपंग केन्द्र एनटाप हिल स्कूल 
की शिक्षा के लिये सोसाईटी की फर्निशिंग और उसे चलाना को इक्यासी लाख पचास हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप 
में निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं० 10302/ फा . सं. एम . सी . 15/ 97 ] 


वी . के , सहगल, उप सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th March, 1997 
S. O . 216 ( E).. - Whereas by notification number S. O . 521 ( E ) dated the 14th July , 1994 issued under clause ( b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government had specified the scheme at 
serial number 8 , the (a ) Furnishing and rinning of Society for the Education of the Crippled Centre for Independent living; (b ) 
Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled, Antop Hill School of Society for the Education of the 
Crippled ( Child and Adult), Agripada Municipal School Building, Multibai Street, Bombay -400001 as an eligible project or 
scheme for a period of three years commencing fromthe assessment year 1995 - 96; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years, 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years, 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by clausc (b ) of Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereby specifies the project or scheme of the ( a) Furnishing and running of 
Society for the Education of the Crippled Centre for Independent living ; (b ) Furnishing and running of Society for the Educa 
tion of the Crippled , Antop Hill School of Society for the Education of the Crippled (Child and Adult), Agripada Municipal 
School Building , Multibai Street, Bombay -400001 at the estimated cost of Rupees eighty one lakh fifty thousand only as an 
cligible project or scheme for a further period of three assessment years , commencing from assessment year 1998 - 99 . 

INo. 10302/ F. No. NC -15/97 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997 


सा०का०नि० 217 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के अन्तर्गत दिनांक 29 मार्च, 1994 को का . आ . 267 ( अ ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा एलर्ट - इन्डिया ( एसोसियशन फार लेप्रोसी एजुकेशन 
रिहैबिलिटेशन, ट्रिटमेंट इंडिया ) 6बी, मुख्याध्यापक भवन, तीसरा तल रोड सं. 24, सीओन ( डब्ल्यू ), मुम्बई -400022 को ( क ) ग्रेटर मुम्बई और नया 
मुम्बई में शहरी कुष्ठ नियंत्रण और परियोजना के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों की ( ख ) नया मुम्बई में टी . बी . नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत टी. बी. रोगियों की 
पहचान, उपचार और उनसे रोग मुक्ति और ( ग ) अरोली, मुम्बई में समेकित स्वास्थ्य देखभाल परियोजना चलाना को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिये विनिर्दिष्ट किया था ; 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 


और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के नियम 115 के उपनियम ( 5 ) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की 


अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए एलर्ट - इन्डिया ( एसोसियशन फार लेप्रोसी एजुकेशन रिहैबिलिटेशन, ट्रिटमेंट इंडिया ) 6बी, मुख्याध्यापक भवन , तीसरा तल रोड सं . 24 , 
सीओन ( डब्ल्यू ), मुम्बई - 400022 की ( क ) ग्रेटर मुम्बई और नया मुम्बई में शहरी कुष्ठ नियंत्रण और परियोजना के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों की ( ख ) नया 
मुम्बई में टी. बी. नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत टी. बी. रोगियों की पहचान , उपधार और उनसे रोग मुक्ति और ( ग ) अरोली, मुम्बई में समेकित स्वास्थ्य 
देखभाल परियोजना चलाना को दो करोड़ सत्तर लाख दो हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 - 99 
से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं० 10303/ फा . सं . एन. सी . 15 / 97 ] 

वी. के . सहगल, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (ii )] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th March , 1997 
S . 0 . 217 (E ). Whereas by notification number S. O . 267 (E ) dated the 29th March , 1994 issued under clause (b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme of 
Alert - India (Association for Leprosy Education , Rehabilitation and Treatment India ), 6 - B ,Mukhyadhyapak Bhawan , 3rd Floor, 
Road No, 24 Sion (W ), Bombay , for the Detection , treatment and cure of, (a ) leprosy patients under Urban Leprosy Control 
Projects at Greater Bombay and New Bombay ; (b ) T . B . patients under T . B . Control Project at New Bombay , and ( c ) Running 
of Integrated health care project at Airoli, Bombay, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing 
from the assessment year 1995- 96 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b ) of Explanation to section 
35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the project or scheme of Alert- India ( Association for Leprosy 
Education , Rehabilitation and Treatment India ), 6 -B ,Mukhyadhyapak Bhawan, 3rd Floor, Road No. 24 Sion ( W ) , Bombay , for 
the Detection , treatment and cure of, (a ) lcprosy patients under Urban Leprosy Control Projects at Greater Bombay and New 
Bombay; (b ) T .B . patients under T . B . Control Project at New Bombay , and (c ) Running of Integrated health care project at 
Airoli , Bombay, at the estimated cost of Rupees two crores seventy lakh two thousand only as an eligible project or scheme for 
a further period of three assessment years , commencing from assessment year 1998 -99 , 


[No. 10303/F .No. NC -15/97] 

V .K . SEHGAL , Dy . Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Prosą, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


